निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 307 ) 


14 आषाढ़ 1934 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 5 जुलाई 2012 


निर्वाचन विभाग 


- 


- 


अधिसूचना 

5 जुलाई 2012 
सं0 बी1 - 3 - 79 / 2012 - 22 - उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन , 2012 के लिए निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी की 
नियुक्ति से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 480 / 2 / 2012 (I) दिनांक 5.07.2012 एवं अधिसूचना संख्या 
480 / 2 / 2012 ( II ) दिनांक 5.07 .2012 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित की जाती हैं । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

आर0 के0 प्रसाद, 
संयुक्त सचिव , बिहार । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 जुलाई 2012 

भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001, दिनांक 5 जुलाई, 2012 / आषाढ़ 14, 1934 ( शक ) 

सं0 : 480 / 2 / 2012(1) :- राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम , 1952 (1952 का 31) की धारा -3 की उप -धारा 
(1) के अनुसरण में , निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, महासचिव , लोक सभा, संसद भवन , नई दिल्ली को , 
उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2012 के लिए एतद्वारा रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है । 

आदेश से, 
के0 एन0 भार , 

सचिव । 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 


Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi- 110001, Dated the 5th July , 2012 /Asadha 14 , 


1934 ( Saka ) 
No . 480 /2/2012 (1) – In pursuance of sub - section (1) of section 3 of the Presidential 
and Vice- Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission , in 
consultation with the Central Government, hereby appoints the Secretary General, Lok 
Sabha , Parliament House , New Delhi, to be the Returning Officer for the Vice - Presidential 
Election, 2012. 


By Order, 


K . N . BHAR, 


Secretary . 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 जुलाई 2012 

भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001, दिनांक 5 जुलाई, 2012 / आषाढ़ 14, 1934 ( शक ) 

सं0 : 480 / 2 / 2012 (II) : - राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम , 1952 (1952 का 31) की धारा -3 की 
उप - धारा (I) के अनुसरण में , निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा श्री वी0 आर0 रमेश, संयुक्त सचिव, लोक सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली 
को उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2012 के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है । 

आदेश से , 
के0 एन0 भार , 

सचिव । 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001, Dated the 5th July, 2012/ Asadha 14, 

1934 ( Saka ) 
__ No . 480/2/2012( 2) - In pursuance of sub- section (1 ) of section 3 of the Presidential 
and Vice -Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission , hereby 
appoints Shri V . R. Ramesh, Joint Secretary , Lok Sabha Secretariat, Parliament House, New 
Delhi, to be the Assistant Returning Officer for the Vice- Presidential Election , 2012 . 

By Order, 
K. N. BHAR, 
Secretary . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 307 -571 + 300 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


